Six 


HD 


SAKAR 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 वैशाख 1937 ( श०) 


संख्या 286 


राँची , गुरुवार 


14 मई, 2 0 15 ( ई० ) 


नगर विकास विभाग 


अधिसूचना 
13 मई, 20 15 


संख्या- 4/ न . वि ./ गठन | 129/ 2014-.1704( अनु0) .. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 ( झारखण्ड 
अधिनियम , 07, 2012) की धारा- 3 की उपधारा ( 1), (2), धारा 4, 5, 6 एवं 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल गिरिडीह जिलान्तर्गत जिलान्तर्गत गिरिडीह नगर परिषद वर्ग- ख को 
उसके आस- पास के 26 राजस्व ग्रामों यथाः (i) कल्याणडीह ( ii) अन्दुडीह ( iii) बिसुनपुर ( iv ) जरीडीह 
पचम्बा ( v) लखारी (vi) भण्डारीडीह ( vii) बोरो ( vii) जोगीटांड (ix) कोलडीहा ( x) मोहलीचुआँ ( xi ) 
बक्शीडीह ( xii) महथाडीह ( xiii) जरबाद ( xiv ) कमरसाली ( xv) परसाबहीयार ( xvi) चैताडीह ( xvii ) मोहनपुर 
( xviii) सिंहोडीह ( xix) पाण्डेडीह ( xx ) जरियागादी ( xxi) हरसिंह रायडीह ( xxii) रानी डीह ( xxiii) भरोनडीहा 
( xxiv ) डांडीडीह ( xxv ) सिरसिया एवं ( xxvi) परातडीह की जनसंख्या- 67,079 को गिरिडीह नगर परिषद वर्ग: 
ख की जसंख्या- 1,14,533 में जोड़कर कुल जनसंख्या- 1,81,632 होने के फलस्वरूप गिरिडीह नगर परिषद 
वर्ग- ख को वृहत्तर शहरी क्षेत्र ( नगर निगम ) के रूप में घोषित करने संबंधी प्रारूप आदेश निर्गत करना 
चाहते हैं । 


2 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार, 14 मई , 2015 
इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है कि इस 
अधिसूचना के " झारखण्ड गजट " में प्रकाशन की तिथि से 30 ( तीस दिनों के अन्दर गिरिडीह नगर निगम 
के गठन के प्रस्ताव / प्रारूप पर आपत्ति एवं सुझाव उपायुक्त, गिरिडीह के कार्यालय में आमंत्रित किया जाता 


उपर्युक्त अवधि के दौरान उपायुक्त , गिरिडीह के कार्यालय में प्राप्त आपत्तियों/ सुझावों को झारखण्ड 
नगरपालिका अधिनियम , 2011 की धारा- 5 की उपधारा-( 2) के अधीन उपायुक्त , गिरिडीह द्वारा विचार करते 
हुए उनके निष्पादन हेतु 15 दिनों के अंदर आवश्यक कार्रवाई करते हुए नगर विकास विभाग को अंतिम 
प्रतिवेदन समर्पित करेंगे । 


प्रारूप आदेश 
झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम , 2011 ( झारखण्ड अधिनियम , 07, 2012 ) की धारा- 3 की 
उपधारा ( 1), (2 ), धारा 4, 5, 6 एवं 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड 
के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ गिरिडीह नगर परिषद वर्ग- ख के मूल रूप में 
उसके आस- पास के 26 राजस्व ग्रामों ( राजस्व ग्रामों की सूची जनसंख्या सहित 
अनुलग्नक - I के रूप में संलग्न ) को मिलाकर वृहत्तर शहरी क्षेत्र ( नगर निगम) के रूप में 
घोषित करते हैं । 


झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से , 

अजय कुमार सिंह , 
सरकार के सचिव । 


अनुलग्नक- I 


झारखण्ड सरकार 

नगर विकास विभाग 

गिरिडीह नगर निगम का गठन 
उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक- 7510/ न.प.,दिनांक- 04 . 09.14 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में गिरिडीह 
नगर परिषद् अंतर्गत प्रस्तावित गिरिडीह नगर निगम में समाहित होनेवाले 26 राजस्व ग्रामों की सूची 
जनसंख्यावार निम्नवत है:. 
पंचायत का 

राजस्व ग्राम 

जनसंख्या 
नाम 

का नाम 

( वर्ष 2011 के अनुसार 


सिग्दारडीह 


कल्याणडीह 


1156 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार, 14 मई, 2015 


h 


अन्दुडीह 


परसाटांड 


बिसुनपुर 


1355 


जरीडीह पचम्बा 


711 


लखारी 


413 


भण्डारीडीह 


भण्डारीडीह 


4024 


बोरो 


3456 


जोगीटांड 


3188 


जोगीटांड 


कोलडीहा 


894 


मोहलीचुआँ 


116 


बक्शीडीह 


2207 


बक्शीडीह 


महथाडीह 


1276 


जरबाद 


974 


कमरसाली 


933 


चैताडीह 


परसाबहीयार 


2939 


चैताडीह 


2149 


मोहनपुर 


मोहनपुर 


1569 


सिहोडीह 


सिंहोडीह 


6725 


पाण्डेडीह 


पाण्डेडीह 


2246 


मंगरोडीह 


जरियागादी 


2723 


हरसिंहरायडीह 


हरसिंह रायडीह 


2286 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार, 14 मई , 2015 


रानी डीह 


587 


भरोनडीहा 


1303 


डांडीडीह 


7769 


सिरसिया 


सिरसिया 


7181 


पारतडीह 


परातडीह 


8854 


कुलः 


67099 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अजय कुमार सिंह, 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 28 6 – 50 + 300 । 


